शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 -2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2- 22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


HTR 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 372 ] 


रायपुर , बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर 2018 - आश्विन 4, शक 1940 


राजभवन 


रायपुर 


रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2018 


आदेश 


क्रमांक 4330 / 1104 / 2018/ रास / यू . 20. - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 13 सन् 
2005 ) की धारा 17 की उपधारा (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एमिटी विश्वविद्यालय ग्राम मांठ , तिल्दा,जिला रायपुर के माननीय कुलाध्यक्ष महोदया 
द्वारा Professor R. K . Pandey, Dehradun को एमिटी विश्वविद्यालय ग्राम मांठ, तिल्दा, जिला - रायपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है. 


2. 


Professor Pandey का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्ते उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी. 


हस्ता. / 


( रोक्तिमा यादव ) 
राज्यपाल के उप - सचिव . 


743 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 210 18. 


